. 


. . 


. . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


9 माघ 1935 ( श० ) 


संख्या 5 राँची, बुधवार 


29 जनवरी , 2014 ( ई० ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 83- 86 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 - विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


84 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 29 जनवरी, 2014 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 
__ 16 जनवरी, 2014 


संख्या -4/ आ1- 26/ 2011-18--विभागीय संकल्प संख्या- 170 दिनांक 15 अक्टूबर , 2013 द्वारा श्री 
नागेन्द्र ठाकुर , तत्का0 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक , कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के विरूद्ध संचालित 
विभागीय कार्यवाही में निदेशक (प्रशासन ) मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची को 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । 


उक्त संकल्प को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी 
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक , उ0 छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग सह जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा श्री 
मोहन चाँद मुकीम को नियुक्त किया जाता है । 


2. उक्त संकल्प के अन्य सभी शर्त/ बन्धेज यथावत लागू रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


कामेश्वर प्रसाद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 29 जनवरी, 2014 


पूरक ( अ ) 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 
17 जनवरी, 2014 


सं -4/ आ1- 33/ 2011-21-- श्री अशोक कुमार पूर्वे तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक 
पलामू (निलंबित ) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं -572 दिनांक 5 फरवरी , 2012 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के 
सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक नियंत्री पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रधान होने की है 
सियत से सरकारी नियमों/ प्रावधानों के अनुपालन में श्री अशोक कुमार पूर्वे विफल रहे हैं जो 
सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 3(1)(II) तथा 3(2) के विपरीत है । 

अतः श्री अशोक कुमार पूर्वे ( राज्य शिक्षा संवर्ग-II ) तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , पलामू 
के निम्नांकित दण्ड के साथ निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है : 

( 1) निन्दन 
( 2) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक 
( 3) आगामी तीन वर्षों तक जिला शिक्षा अधीक्षक अथवा प्रशासनिक पद पर पदस्थान नहीं 

किया जाएगा । 
( 4) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु 
पेंशन गणना के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जाएगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कामेश्वर प्रसाद, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 5 - 50 | 


